निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 674) 


25 ज्येष्ठ 1937 ( शO ) 
पटना, सोमवार , 15 जून 2015 


उद्योग विभाग (तकनीकी विकास ) 


सं0 4तक0 विविध – 430 / 2006 पार्ट - 294 


प्रेषक , 


संयुक्त सचिव, 
उद्योग विभाग , बिहार, पटना । 


सेवा में , 


द्वारा : 


महालेखाकार ( ले0 एवं ह0), 
बिहार, पटना । 
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार । 

पटना, दिनांक 11 फरवरी 2015 
औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रूग्न घोषित इकाई मेसर्स कल्याणपुर सीमेन्ट लि0, बंजारी , 
जिला - रोहतास को देय एवं स्वीकृत प्रोत्साहनों अधिसूचना संख्या 902 दिनांक 20.07. 2011 के 
कंडिका - 2 (iii ) में संशोधन की स्वीकृति के सम्बन्ध में । 


विषय: 


महाशय , 


निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार ने औद्योगिक और वित्तीय 
पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रूग्न घोषित इकाई मेसर्स मेसर्स कल्याणपुर सीमेन्ट लि0, बंजारी, जिला - रोहतास को देय एवं स्वीकृत 
प्रोत्साहनों अधिसूचना संख्या 902 दिनांक 20.07. 2011 के कंडिका - 2 (iii) में संशोधन की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा 


की है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 जून 2015 
2. इसके अन्तर्गत राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय समिति की बैठक में किए गए अनुशंसा पर दिनांक 22.07. 2013 
को मुख्य सचिव, बिहार , पटना की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा 
वस्तु स्थिति को रखा गया और बताया गया कि कम्पनी के द्वारा आवेदन दिया गया है कि पुनर्वास पैकेज में बिलम्ब होने 
तथा मार्केट की स्थिति अनुकुल नही होने के कारण कम्पनी की ऐसी स्थिति नही है कि रु0 5.18 करोड़ ( पाँच करोड़ 
अठारह लाख रुपये) की राशि कम्पनी के फण्ड फ्लो से निकाला जा सके फलस्वरूप समिति द्वारा विचारोपरान्त यह अनुशंसा 
की गई कि स्वीकृत पुनर्वास पैकेज में कम्पनी के द्वारा खन्न विभाग को रॉयल्टी के सूद / दण्ड अधिभार की राशि का 
भुगतान करने तथा पुनः इसका दावा प्रस्तुत कर उद्योग विभाग से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया को बदलकर उद्योग 
विभाग द्वारा यह राशि सीधे खन्न विभाग को ही भुगतान कर देने के प्रावधान पैकेज के कंडिका -2(iii) में किया जाय । 

3. उक्त प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या - 4तक0 विविध -430 / 2006 पार्ट -III के पृष्ट - 91 / टिO 
पर दिनांक 13.01. 2015 को प्राप्त है । 


4. यह राज्यादेश संचिका संख्या - 4तक0 विविध - 430 / 2006 पार्ट - III के पृष्ठ - 98 / टिO पर दिनांक 04.02. 2015 
को प्राप्त आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है । 


विश्वासभाजन, 


( हरू ) अस्पष्ट, 
संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 674-571+ 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


